AMIRMIRE 
सत्यमेव जयते 


GOVT.O 


TRYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


Govt. of Haryana 
No. 104-2020/ Ext.] CHANDIGARH , THURSDAY, JULY 23 , 2020 (SRAVANA 1, 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
आबकारी तथा कराधान विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 23 जुलाई, 2020 
संख्याः 63 / आ०-1 / पं ० अ ० 1 / 1914 / धा ० 3 तथा 12 / 2020.- पंजाब आबकारी अधिनियम , 1914 (1914 का पंजाब 
अधिनियम 1), की धारा 12 के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 
हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 94 / आ०-1 / पं ० अ ० 1 / 1914 / धा ० 3 तथा 12/2017 , 
दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के अधिक्रमण में , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री आशुतोष राजन , हरियाणा सिविल सेवा, 
संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त , हरियाणा तथा कलक्टर, आबकारी, हरियाणा को सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में कलक्टर के 
कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कलक्टर के रूप में नियुक्त करते हैं । 


, 


अनुराग रस्तोगी, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
आबकारी तथा कराधान विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


Notification 


The 23rd July, 2020 
No. 63 / X - 1/P.A . 1/Ss. 3 and 12 / 2020.- In exercise of the powers conferred by clause (3 ) of section 3 
read with section 12 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914 ), and in supersession of 
Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 94/ X - 1/ P.A.1/ 1914 / Ss. 3 and 12/2017 , 
dated the 27th September, 2017, the Governor of Haryana hereby appoints Sh . Ashutosh Rajan , HCS as Joint Excise 
& Taxation Commissioner, Haryana and Collector, Excise, Haryana as Collector to discharge the functions of 
Collector throughout the State of Haryana. 


ANURAG RASTOGI, 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Excise and Taxation Department. 


8847 - C.S.H.G.P., Pkl. 


(1417 ) 


